निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 424 ) पटना, मंगलवार , 12 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

20 नवम्बर 2018 
सं० वि०स० ( का० ) - 01/ 2013 - 9774/वि०स० — विशेष न्यायालय , सी०बी०आई० राँची द्वारा वाद सं० - RC केस 
नं० - 04 ( A ) 1997- R में पारित न्याय निर्णय द्वारा श्री मोहम्मद इलियास हुसैन , स०वि०स० , निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 212 , डिहरी 
के विरूद्ध दोषसिद्ध एवं दंडादेश ( Conviction & Sentence ) के परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 
( Repersentation of People Act ) 1951 की धारा - 8 तथा संविधान के अनुच्छेद -191 ( 1 ) ( e ) के प्रावधानों के तहत 
श्री मोहम्मद इलियास हुसैन को दोषसिद्धि की तिथि अर्थात दिनांक 27.09 . 2018 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की 
सदस्यता से निरहित किया जाता है । 
तदनुसार षोडश बिहार विधान सभा के सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझी जायगी । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
बटेश्वर नाथ पाण्डेय , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 424 -571 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


